निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 चैत्र 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 233 ) पटना , वृहस्पतिवार , 23 मार्च 2017 


मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

17 फरवरी 2017 
सं० V / ई - 101 / 2015 - 700 — श्री बृज बिहारी शरण , अवर निबंधक, फुलवरिया - सह - अतिरिक्त प्रभार, अवर 
निबंधक, सिधवलिया ( गोपालगंज) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उनके अपने वेतनमान में ही जिला अवर 
निबंधक, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० V / ई - 101 / 2015 - 701 / श्री मणिरंजन , अवर निबंधक, फारबिसगंज ( अररिया ) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक उनके अपने वेतनमान में ही जिला अवर निबंधक, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० V / ई - 101 / 2015 - 702 / श्रीमती पूजा भारती, अवर निबंधक (पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ) को अगले आदेश 
तक अवर निबंधक, फारबिसगंज ( अररिया ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० V / ई - 101 / 2015 - 703 / श्री पंकज कुमार बसाक , अवर निबंधक (पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ) को अगले 
आदेश तक अवर निबंधक, फुलवरिया ( गोपालगंज ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री बसाक अगले आदेश तक 
अवर निबंधक, सिधवलिया ( गोपालगंज ) के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं० V / ई - 101 / 2015 - 704 / सुश्री जया , अवर निबंधक , झंझारपुर ( मधुबनी) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक अवर निबंधक , हिलसा ( नालंदा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देवकी नन्दन दास, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 233- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


